निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 170 ) 


29 माघ 1935 ( AO ) 
पटना, मंगलवार, 18 फरवरी 2014 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

14 फरवरी, 2014 
सं0 ई2 - 4 / 2004 -989 — निर्वाचन विभाग , बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या 49 दिनांक 22. 12.2006 द्वारा गठित बिहार 
निर्वाचन सेवा नियमावली 2006 के नियम - 7 की कंडिका 3 के प्रावधान के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक 
2277 दिनांक 20. 01. 2014 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में द्वितीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा एवं अनुवर्ती सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार 
पर बिहार निर्वाचन सेवा के अन्तर्गत अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु सीमित प्रतियोगिता का पाठ्यक्रम निम्नवत् निर्धारित 
किया जाता है 


प्रथम पत्र 


पूर्णांक 


अवधि 


| 


150 


तीन घंटे 


1. बिहार कोषागार संहिता 
2. बिहार वित्तीय नियमावली 
| 3. बिहार सेवा संहिता 


4. बजट मैनुअल 


5. बिहार यात्रा भत्ता नियमावली 
6. सामान्य भविष्य निधि नियमावली 


7. पेंशन नियमावली 


8. बोर्ड मिसलेनियस रूल्स 


। 


अवधि 


तीन घंटे 


बिहार गजट ( असाधारण), 18 फरवरी 2014 
द्वितीय - पत्र 

पूर्णांक 
1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 

250 
2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 
| 3. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1960 
4. निर्वाचनों का संचालन अधिनियम , 1961 


5. परिसीमन अधिनियम, 2002 और परिसीमन आदेश, 2007 


6. निर्वाचन प्रतीक ( आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 
7. संसद (निरर्हत्ता निवारण) अधिनियम, 1959 (यथा अद्यतन संशोधित ) 
8. बिहार ध्वनि विस्तारक उपयोग एवं वादान नियंत्रण अधिनियम, 1955 
9. बिहार संपत्ति का विरूपण (निवारण ) अधिनियम, 1985 ( यथा उद्यतन संशोधित ) 
10 . मोटर वाहन अधिनियम, 1988 


बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

( ह0) अस्पष्ट , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 170 -571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic. in 


